रजिस्ट्री सं. डीएल - 33004/97 


REGD . NO. D . L.- 33004/97 


म्यागपत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


म 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


. . 


, 


ORDINADV 


भाग -- खण्ड 1 
PARTI - Section 1 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं070 ] 
No. 70 ] 


नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 31, 1998 / चैत्र 10 , 1920 
NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 31 , 1998/CHAITRA 10 , 1920 


- 


वित्त मंत्रालय 
( आर्थिक कार्य विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1998 
भारत सरकार राजकोषीय हुंडियों की नीलामी द्वारा बिक्री 


सं. एफ . 2 ( 12 ) - उबल्यू. एण्ड एम./ 97. - सरकार की अधिसूचना संख्या एफ. 4( 14) - डबल्यू. एण्ड एम./86 दिनांक 18 नवंबर, 1986 संख्या 
एफ . 2( 17 )- डबल्यू. एण्ड एम./92 , दिनांक 1 जनवरी , 1993, संख्या एफ . 2( 17 ) - डबल्यू. एण्ड एम ./ 92 दिनांक 4 जुलाई, 1994, संख्या एफ . 2( 1 ) डब्ल्यू. 
एण्ड एम./97 दिनांक 20 मई, 1997 और संख्या एफ. 2 ( 1 ) डब्ल्यू. एण्ड एम ./ 97 ( 1 ) दिनांक 20 मई, 1997 का अधिक्रमण करते हुए भारत सरकार एतदद्वारा 
" भारत सरकार राजकोषीय इंडियों " ( बाद में इसे यहां " इंडियों " कहा जाएगा ) की नीलामी के आधार परबिक्री अधिसूचित करती है । 
मुख्यविशेषताएं 

2. (i) भिन्न- भिन्न परिपक्वता अवधियों वाली हुडियों जिसमें अधिकतम अवधि 364 दिवस होगी , की बिक्री नीलामी के आधार पर भारतीय रिजर्व 
बैंक ( बाद में जिसे यहां बैंक कहा जाएगा ) द्वारा की जाएगी । नीलामी की तारीख और स्थान तथा सही अवधि की घोषण बैंक द्वारा समय - समय पर की 
जाएगी । 

( ii ) बैंक प्रतियोगी बोलीदाताओं को बेची जाने वाली हुंडियों की नामिनल धनराशि समय - समय पर अधिसूचित करेगा । 

( iii ) बैंक नीलामियों में या तो " एकरूप मूल्य नीलामी " अथवा " बहु - मूल्य नीलामी " द्वारा आवंटन कर सकता है । बैंक द्वारा नीलामी की 
प्रणाली समय - समय पर घोषित की जाएगी । 

___ (iv ) हुंडियां बट्टा मूल्य पर जारी की जाएंगी । प्रतियोगी बोलियों के मामले में बट्टा मूल्य और तदनुरूपनिर्गम मूल्य प्रत्येक नीलामी में निर्धारित 
किया जाएगा । एक रूप मूल्य नीलामी के मामले में प्रतियोगी बोलियां प्रस्तुत बोली मूल्य को ध्यान में रखे बिना नीलामी में निर्धारित कट- ऑफ मूल्य तक 
न्यूनतम बट्टाजिसे कट - ऑफ मूल्य कहा जाता है , पर स्वीकार की जाएंगी । बहु - मूल्य नीलामी के मामले में प्रतियोगी बोलियां नीलामी में प्रस्तुत बोली मूल्यों 
पर नीलामी में निर्धारित न्यूनतम बट्टा मूल्य जिसे " कट - आफ " मूल्य कहा जाता है, तक स्वीकार की जाएंगी । " कट - आफ " मूल्य से न्यूनतर पेशकश 
मूल्यों पर प्रतियोगी बोलियों को एकरूप और बहु मूल्य नीलामियों ( अनुबन्ध -1 में स्पष्ट किया गया है ) दोनों में अस्वीकृत कर दिया जाएगा । 

( v ) " गैर - प्रतियोगी " बोलियों के लिए आबंटन बैंक के विवेकाधीनकिया जाएगा और यह अधिसूचित धनराशि से बाहर होगा । " गैर - प्रतियोगी " 
बोलियों के लिए ऐसा आवंटन नीलामी में स्वीकृत प्रतियोगी बोलियों के आधार पर निर्धारित भारित औसत मूल्य पर किया जाएगा । 
919GI/ 98 


श 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART I- Sec. 1 ] 


( vi ) बैंक को पूर्ण विवेकाधिकार प्राप्त होगा कि वह यदि उचित समझे तो कोई कारण बताए बिना किसी भी बोली अथवा सभी बोलियों को या 
तो पूर्णतः अथवा अंशत: स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है । 

( vii ) बैंक यदि उचित समझे तो नीलामी में " गैर - प्रतियोगी " के रूप में भाग ले सकता है और नीलामी में निर्णीत कट - ऑफ मूल्य पर 
अधिसूचित धनराशि के कुछ भाग अथवा पूरी राशि की हुंडियां खरीद सकता है । 
निवेश की पात्रता 

3. हुंडियां भारत में फर्मों, कंपनियों, निगमित निकायों, संस्थाओं और न्यासों सहित किसी भी व्यक्ति द्वारा धारित की जा सकती हैं । राज्य सरकारों , 
भारत की पात्र भविष्य निधियों और नेपाल राष्ट्र बैंक समय - समय पर बैंक द्वारा यथा-निर्णीत विशिष्ट इंडियों के लिए नीलामी में गैर - प्रतियोगी आधार पर 
भाग ले सकते हैं । पात्र भविष्य निधियां भविष्य निधि अधिनियम, 1925 और कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 द्वारा शासित वे 
गैर- सरकारी भविष्य निधियां हैं जिनकी निवेश प्रणाली भारत सरकार द्वारानिर्णीत की जाती हैं । अनिवासी भारतीय ( एन. आर. आई. अर्थात् भारतीय मूल के 
भारतीय नागरिक और व्यक्ति ), समुद्रपारीय कार्पोरेट निकाय जो अधिकांशत : अनिवासी भारतीयों के स्वामित्वाधीन हों भी इन इंडियों में निवेश करने हेतु पात्र 
हैं । तथापि ,किसी ऐसे व्यक्ति जो भारत से बाहर का निवासी हो ( भले ही वह भारत का नागरिक हो या न हो ) , अथवा ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक 
न हो लेकिन भारत का निवासी हो अथवा ऐसी कंपनी जो भारत में प्रवृत्त किसी कानून के अन्तर्गत निगमित न की गई हो अथवा ऐसी किसी कंपनी की शाखा 
द्वारा किए गए निवेश पर, यहां इसके बादनिर्धारित शर्तों के अनुसार हुंडियों पर लागू कानूनों के अन्य उपबंधों के अतिरिक्त विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 
1973 के उपबंध भी लागू होंगे । 

भारत सरकार नीलामी राजकोषीय हुंडियों की खरीद हेतु निविदाएं : 
4 . (i ) इंडियों की बिक्री के लिए नीलामी से संबंधित प्रक्रिया के ब्यौरों की घोषणा समय - समय पर बैंक द्वारा की जाएगी । 

( ii ) इच्छुक निवेशकों को अपनी निविदानिर्धारित आवेदन पत्र ( राज्य सरकारों और नेपाल राष्ट्र बैंक से इतर निवेशकों के लिए अनुबंध -II 
और राज्य सरकारों एवं नेपाल राष्ट्र बैंक के लिए अनुबंध -III ) में बैंक के नामित कार्यालयों में नीलामी के दिन हुंडियों के निर्गम हेतु बैंकिंग समय की समाप्ति 
सक जमा करा देनी चाहिए । नामित कार्यालयों के नामों की घोषणा बैंक द्वारा समय - समय पर की जाएगी । 

( iii ) प्रतियोगी बोलीदाता अलग - अलग प्रपत्रों में भिन्न कीमतों पर अनेक निविदाएं जमा कर सकता है । जिन आवेदनों में आवश्यक व्योरे , 
जैसे कि हुंडी का नॉमिनल मूल्य, प्रति 100 /- रुपए कीमत जिस पर हुंडियों की खरीद प्रस्तावित हो, न हों तो ऐसे आवेदनों को आवेदक को सूचित किए 
बिना ही अस्वीकृत कर दिया जाएगा । 

( iv ) किसी भी एक प्रतियोगी बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत बोली की कुल राशि " अधीसूचित राशि " से अधिक नहीं होनी चाहिए । 

v ) सफल बोलीदाता/ बोलीदाताओं को अपेक्षित राशि नकद द्वारा अथवा भारतीय रिजर्व बैंक पर आहरित चैक द्वारा अथवा बैंककार भुगतान 
आदेश द्वारा अथवा भारतीय रिजर्वबैंक में उनके चालू खाते के नामे डालने हेतु प्राधिकृत करके जमा करनी होगी । 
न्यूनतम अभिदान : 

__ 5. हुंडियां 25, 000/ - रुपए (पच्चीस हजार रुपए मात्र ) की न्यूनतम राशि हेतु तथा 25,000 /- रुपए के गुणजों में निर्गमित की जाएंगी । 
स्वरूप : 

6. इंडियों वचन पत्र/ सहायक सामान्य लेजर ( एस . जी . एल. ) खाते में जमा के रूप में निर्गमित की जाएंगी । 
अंतरणीयता : 

7. ये हुंडियां लोक ऋण अधिनियम, 1944 तथा लोक ऋण नियमावली, 1946 के अनुसार उस सीमा तक अंतरणीय होंगी जहां तक वे 
स्क्रिप/ एस. जी. एल, खाते के रूप में निर्गमित राजकोषीय हुंडी पर लागू होते हैं । 
पुनर्भुगतान : 

____ 8. इन इंडियों का उनकी अवधि की समाप्ति पर रिजर्व बैंक के उसी कार्यालय पर सम - मूल्य पर पुनर्भुगतान किया जाएगा जहां वे पंजीकृत हैं । 
हुंडियों के संबंध में प्रयोजन कानून : 

9. (i ) हुंडियों में अभिदान करने वाले अथवा इन्हें धारण करने वाले सभी व्यक्तियों के अधिकारों का निर्धारण ऐसे सभी प्रश्नों के संदर्भ में इस 
अधिसूचना तथा समय - समय पर जारी की जाने वाली ऐसी अन्य अधिसूचनाओं की शर्तों के साथ पठित लोक ऋण अधिनियम 1944 और लोक ऋण 
नियमावली, 1946 के उपबंधों या इस सम्बन्ध में बैंक द्वारा भविष्य में जारी की जाने वाली प्रेस विज्ञप्तियों की शर्तों के अनुसार भारत सरकार के परामर्श से 
किया जाएगा । 

(ii ) भारत में इस समय लागू कर कानूनों के उपबंध इंडियों के निवेशक अथवा धारक की कर संबंधी देनदारी के मूल्यांकन औरनिर्धारण 
के प्रयोजनों हेतु प्रयोज्य होंगे । 


तान 


[ भाग 1 - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( iii ) इंडियों के संबंध में किसी विवाद का निर्णय भारत में न्यायालयों द्वारा किया जाएगा । 

राष्ट्रपति के आदेश से 
जे. एस. माथुर , अपर सचिव 

अनुबंध -I 
" समरूप मूल्य " तथा "विविध मूल्य " नीलामी विधियों पर 

प्रतियोगी बोलियों की स्वीकृति को दर्शाने वाला उदाहरण 
अभिकल्पना करें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किसी राजकोषीय डी नीलामी में प्रतियोगी बोली दाताओं के लिए 300 करोड़ रुपए की राशि 
अधिसूचित की है और निम्नांकित बोलियां प्राप्त हुई हैं । 


90 


230 


बोली दाता 

बोली का मूल्य बोली की राशि 

संचयी बोली 
( प्रतिशत ) ( करोड़ रुपए ) 

राशि 
98. 50 
98. 40 

150 
98. 35 
98 . 30 

300 
98. 20 

385 
98. 00 

415 
भान लिया जाए कि नीलामी में निर्धारित कटऑफ मूल्य 98. 36 प्रतिशत है । कटऑफ मूल्य तक अर्थात् क , ख, ग और घ की बोलियां स्वीकार 
कर ली जाएंगी । उ और च को अस्वीकार कर दिया जाएगा । " समरूप मूल्य " नीलामी के मामले में प्रत्येक सफल बोलीदाता को अलग - अलग उद्धृत बोली 
मूल्यों का ध्यान रखे बगैर 98.30 रुपए की दर से भुगतान करना होगा । कुल देय राशि 98 .30x300 - 294.90 करोड़ रुपए होगी; जब कि विविध 
मूल्य नीलामी के मामले में प्रत्येक सफल बोलीदाता को स्वयं द्वारा प्रस्तावित बोली मूल्य का भुगतान करना होगा । कुल देय राशि 
( 98. 50x90 ) +( 98. 40x60 ) + ( 98. 35x80 ) + ( 98 . 30x70 ) - 295. 18 करोड़ रुपए होगी । 

अनुबन्ध - II 
मुख्य महाप्रबन्धक , 
लोक लेखा विभाग, 
भारतीय रिजर्व बैंक 
प्रिय महोदय , 

भारत सरकार -- - - - - - - -----दिवसीय @ 
राजकोषीय हुण्डियों के लिए निविदा 

मैं/ हम अधोहस्ताक्षरी, एतद्द्वारा आपके परिसर में -- -- - -- - - -- को आपके द्वारा की जाने वाली नीलामी में नीचे दर्शाए अनुसार -- - - - 
दिवसीय @ राजकोषीय हुण्डियों के क्रय का प्रस्ताव करते हैं । 

(1) नीलामी की तारीख 
(II ) निविदादाता का नाम tt 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


-- - - 


- 


- - 


- 


( III ) 
(IV ) 
( V ) 


- 


- 


- 


पता 
दूरभाष संख्या 
सहायक सामान्य लेजर संख्या : 
पी . ए. डी . ( -- - - - --- - ) @ @ 
( राजकोषीय हुण्डियों के लिए ) 
डी. ए. डी. में चालू खाता संख्या ( --- --- ) @ @ 


( VI ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I - SEC . 1 ] 


( VII ) --- ---- दिवसीय @ राजकोषीय हुण्डियों का 

नामिनल मूल्य -- - - - - - - - रुपए 
( VIII) मूल्य जिस पर हुण्डियां प्रति एक सौ रुपए ( नामिनल ) 

पर खरीदनी प्रस्तावित है # # रुपए 
( IX ) - ----- -- -दिवसीय @ राजकोषीय हुण्डियों का कुल 

खरीद मूल्य 

( दो दशमलव अंकों तक ) ## रुपए 
( x ) फार्म जिसमें राजकोषीय हुण्डियों की सहायक सामान्य 

लेजर /स्क्रिप में जमा कराना अपेक्षित है । 


वचन 


मेरी /हमारी बोली को आपके द्वारा स्वीकृत किए जाने के पश्चात्, मैं / हम आपके कार्यालय से तत्काल स्वीकृति पत्र प्राप्त करने के लिए सहमत हूं/ 
है/ वचन देता हूं/ देते हैं । मैं /हम वचन देता हूं/ देते हैं कि उसमें दर्शाए अनुसार दिन/ समय पर भारतीय रिजर्व बैंक - - - - - - - - - - में अपेक्षित राशि जमा करा 
दूंगा/देंगे । मैं / हम भारतीय रिजर्व बैंक - - - - - - -- - को प्राधिकृत करता हूं/ करते हैं कि स्वीकृत बोली के प्रस्ताव मूल्य के समतुल्य मूल्य को हमारे चालू खाते 
के नामे डाल दें । 
मैंने/ हमने सरकार की दिनांक - - - - - - - - - - ----- - -- की अधिसूचना संख्या पढ़ ली है 3 

-- - ----- - - -- की अधिसूचना संख्या पढ़ ली है और एतद्वारा उसमें दर्शायी गई अपेक्षाओं का पालन 
करने का वचन देता हूँ/ देते हैं । 
* (प्रथम ) हस्ताक्षर 

* *( प्रथम ) हस्ताक्षर : 


पदनाम : 


पदनाम : 
(द्वितीय ) हस्ताक्षर : 


(द्वितीय ) 


हस्ताक्षर : 


पदनाम : 


पदनाम : 


बोलीदाता/ ओं के कार्यालय की मोहर 
@ समुचित संख्या भरी आए । 
@ @ कृपया उस कार्यालय के नाम का उल्लेख करें जहां 

ये खाते प्रचालित हैं । 
+ + यदि आवेदन किसी घटक की तरफ से है तो कृपया 

उस घटक का नाम बताएं । 
# # गैर - प्रतियोगी बोलीदाताओं द्वारा नहीं भरा जाए । 


LIL 
. . . 


जो लागू न हो , उसे काट दें । 


वे जो लेखा विभाग में रखे सहायक सामान्य 
लेजर के संचालन हेतु अधिकार प्राप्त हैं । 


* 


* 


वे जो डी . ए. डी ., भारतीय रिजर्व बैंक में रखे चालू 
खाते में संचालन के लिए प्राधिकृत हैं ( जहां लागू हो ) । 


टिप्पणियो 


यदि आवेदक के हस्ताक्षर अंगूठा लगाकर किए गए हैं तो वे दो व्यक्तियों द्वारा साक्ष्यांकित होने चाहिए । गवाहों के हस्ताक्षर के साथ उनका 
पूरा नाम, व्यवसाय और पता दिया जाए । 


[ भाग I--- खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


2. 


यदि आवेदन किसी पंजीकृत निकाय के नाम से किया जाता है तो निम्नलिखित प्रलेख, यदि वे लोक ऋण कार्यालय में पहले से पंजीकृत न 
किए गए हों , निवेश की धनराशि सहित लोक ऋण कार्यालय को प्रस्तुत किए जाएं : 


( 1 ) 


सम्मिलन/ पंजीकरण का मूल प्रमाणपत्र अथवा जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा उसके कार्यालय की मुहर सहित उसकी प्रमाणित 
प्रति । 


( 2 ) ज्ञापन और संगम - अनुच्छेद या कम्पनी/निकाय के नियमों और विनियमों/ उपनियमों की प्रमाणित प्रतिलिपियां । 


( 3 ) 


कम्पनी/निकाय की ओर से सरकारी प्रतिभूतियों का कार्य करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति ( व्यक्तियों ) के पक्ष में , उसके / उनके 
विधिवत् अधिप्रमाणित नमूना हस्ताक्षर ( हस्ताक्षरों ) सहित, संकल्प की प्रमाणित प्रति । 


अनुबन्ध - IM 


फैक्स / टेलेक्स 


प्रति : 


मुख्य महाप्रबन्धक 
लोक लेखा विभाग 
भारतीय रिजर्व बैंक 


प्रेषक : 


: 


( नाम ) 
( पदनाम ) 
( पता ) 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


प्रिय महोदय, 


भारत सरकार ... 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


...... @ दिवसीय ( नीलामी ) राजकोषीय हुडियों के लिए निविदा । 


. 


. 


. 


. 


मैं / हम, अधोहस्ताक्षरी एतदद्वारा दिनांक ...................... को आयोजित की जाने वाली नीलामी में नीचे दर्शाए अनुसार 
@दिवसीय राजकोषीय इंडियों के क्रय की निविदा देते हैं । 
(i) ..... दिवसीय राजकोषीय हुंडियों का नामिनल मूल्य ..... 

............ ..........रुपए 
(ii ) फार्म जिसमें राजकोषीय इंडिया अपेक्षित हैं सहायक सामान्य लेजर/स्क्रिप 
वचन 

1. मेरी/ हमारी बोली की स्वीकृति के पश्चात् मैं /हम भारतीय रिजर्व बैंक , केन्द्रीय लेखा अनुभाग , नागपुर को प्राधिकृत करता हूं/ करते हैं कि 
स्वीकृत बोली के प्रस्ताव मूल्य के समतुल्य मूल्य को हमारे घालू खाते के नामे में डाल दें । 
2. मेरी/ हमारी बोली को आपकी स्वीकृति प्राप्ति के पश्चात्, मैं /हम तत्काल आपके कार्यालय से स्वीकृति पत्र प्राप्त करने के लिए सहमत हूँ। 
हैं / वचन देता हूं/ देते हैं । मैं / हम वचन देता हूं/ देते हैं कि उसमें दर्शाए अनुसार दिन / समय पर भारतीय रिजर्व बैंक ................... में अपेक्षित राशि 
जमा करा दूंगा/देंगे । मैं / हम भारतीय रिजर्व बैंक को प्राधिकृत करता हूं/ करते हैं कि स्वीकृत बोली के प्रस्ताव के मूल्य के समतुल्य मूल्य को हमारे 
चालू खाते के नामे डाल दें । 
___ मैंने/ हमने सरकार की दिनांक ..... ......... की अधिसूचना संख्या ....... ...... पढ़ ली है और एतद्द्वारा उसे 
मानने का वचन देता हूं/ देते हैं । 
( 1) बोलीदाता/दाताओं के हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर 
( II ) पदनाम 

@ समुचित संख्या दर्शाएं । 
$ जो लागू न हो उसे काट दें । 


| 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


- 


- 


- - 


- 


- -- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part — Sec. 1) 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Economic Affairs ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 31st March, 1998 
Sale of Government of India Treasury Bills by Auction 


No. F . 2 ( 12 ) - W & M /97 . In supercession of Government notifications 
No . F . 4 ( 14 ) - WGM / 86 dated 18th November 1986 , NO . F . 2 ( 17 ) -WSM / 92 dated 
1st January , 1993 , No . F . 2 ( 17 ) -WEM / 92 dated 4th July , 1994 , NO . F . 2 ( 1 ) - 
W & M / 97 dated 20th May , 1997 and No . F . 2 ( 1 ) -WEM / 97 ( 1 ) dated 20th May , 
1997. Government of India hereby notifies the sale of "Government of 
India Treasury Bills" (hereinafter the " Billg " ) on auction babis . 


Main Features : 


2 . ( 1 ) The Bills of varying maturities with a maximm tenor of upto 
364 days will be sold by the Reserve Bank of India (hereinafter called 
" the Bank " ) on auction basis . The date and place of auction and the 
exact tenor of bills will be announced by the Bank from time to time . 


( 11 ) The Bank will notify tha nominal amounts of bills to be sold 
co competitive bidders from time to time . 


( 111 ) The Bank may make allocations at the auctions by means of 
either uniform price auction or multiple prica auction . The method 
of auction will be announced by the Bank from time to time . 


( iv ) The Bills would be 1gbued at a discounted price . In respect 
of competitive bids , the rate of discount and the corresponding 18gue 
price would be determined at each auction . In the case of uniform 
price auction , contpetitive bids will be accepted at the minimum dig 
counted price called cut - off price determined at the auction irrespec 
tive of bid prices tendered , upto the cut -off prica . In the case of 
multiple price auction , competitive bids will be accepted upto the 
minimm discounted price called cut off prica determined at the 
auction , at bid prices tendered at the auction , Competitive bido at 
offer prices lower than the cut off price will be rojacted both in 
the case of uniform and multiple price auctions ( Illustrations in 
Annexure - I ) . 


( v ) Allocation for non - competitive bids will be at the discre 
tion of the Bank and will be outside the notified amount . Such alloca 
tion for non - competitive bids will be at the weighted average price 
arrived at on the basis of the competitive bids accepted at the auc 
tion . 


( vi ) The Bank will have the full discretion to accept or reject 
any or all the bids either wholly or partially , if deemed fit , with 
out assigning any reason . 


(vii ) The Bank may , if it considers appropriate to do 80 partici 
pate in the auction as a non - canpatitor and buy bills for part of or 
whole of the amount notified at the cut -off price decided in the 
auction . " 


Eligibility for Investment : 


3 . The Bills may be held by any person including firms , companies , 
corporate bodies , institutions and trusts in India . State Governments , 
eligible provident funds in India and the Nepal Rastra Bank can par 
ticipate on non - competitive basis in auctions for spacified Bills as 
decided by the Bank from time to time . Eligible Provi 


( HT 1 - 


jug 1 ) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


dent funds are those non - government provident funds governed by the 
Provident Funde Act , 1925 and Aployons Provident Fundo and Misalla 
neous Provisions Act , 1952 whose investment pattern is decided by the 
Government of India . Non - Resident Indians (NRIs , viz . Indian citizens 
and Individuals of Indian origin ) , Overseas Corporate bodies predomi 
nantly owned by NRIs are also eligible to invest in the Bills . Howev 
er , investment by a person resident outside India (whether a citizen 
of India or not ) , or a person who is not a citizen of India but lo 
resident in India or a company which is not incorporated under any law 
in force in India or any branch of such company shall be subject to 
the provisions of the Foreign Exchange Regulation Act , 1973 in Addi 
tion to the other provisions of laws applicable to Bills as per the 
terms as stipulated hereinafter . 
Tenders for purchase of Government of India Auction Treasury Billy ! 


4 . 

( 1 ) Details of the procedure relating to auction for 
sale of the Bills will be announced by the Bank from time to time . 


( 11) Intending investors should submit their tander at the 
designated offices of the Bank , on the day of the auction , upto the 
close of banking hours for the 188ue of bills in the proscribed Appll 
cation Form (Annexure II for investor , other than State Governmenta 
and Nepal Rastra Bank and Annexure III for State Governments and Nepal 
Rastra Bank ) . The names of the designated offices will be announced by 
the Bank from time to time . 


( 111 ) A competitive bidder can submit multiple tandare at 
different prices in separate forms . Applicationg which do not contain 
necessary details such as the nominal value of the Bill , the price 
per Rs . 100 / - at which the Bills are proposed to be purchased ara 
liable to be rejected without reference to the applicant . 


( iv ) The total bid amount submitted by any single competi 
tive bidder should not exceed the notified amount 


( v ) The successful bidder / s will be required to deposit 
the requisite amount by cash / cheque drawn on Reserve Bank of India or 
by Banker s Pay Order or by authorisation to debit their current 
Account at Reserve Bank of India . 


Minimum Subscription : 


(Rupeod 


5 . Billg will be issued for a minimum amount of Rs . 25 . 000 / - 
Twenty five thousand only ) and in multiples of R8 . 25 , 000 / - . 


Form 


6 . The Billo will be issued in the form of Promissory Nota / credit to 
Subsidiary General Ledger ( S . G . L ) Account. 


Transferability : 


7 . The bills will be transferable in terms of the Public Debt Act , 
1944 and Public Debt Rules , 1946 , insofar as they are applicable to a 
Treasury B111 , 18sued in the form of Ecrip / S . G . L . Account . 


Repayment 


8 . The Bills will be repaid at par on the expiration of their 
tenor at the office of the Reserve Bank at which they are regis 

tered 
Laws applicable in regard to the Bills 


9 . ( i ) The rights of all persons subscribing to or holding the 
Bills shall be determined with respect to all such questions in accor 
dance with the provisions of the Public Debt Act , 1944 and the Public 
Debt Rules , 1946 read with the terms of this Notification and such 
other Notifications as may be issued from time to time or by the terms 
of Press Releases as may be issued in future by the Bank , in consul 
tation with Government of India in this regard . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


( PART 1 Sec , 1] 


( ii) The provisions of the tax laws for the time being in force 
in India will be applicable for the purpose of agsessing and determin 
ing the liability of the investor or holder of the Bills . 


( 111 ) Any dispute in relation to the Bills shall be decided by 
the Courts in India . 


By Order of the President 
J. S , MATHUR , Addl. Socy . 


ANNEXURE - I 


Illustration showing acceptance of 
Competitive bids on " Uniform Price 
and " Multiple Price Auction methods 


- 


Let us assume that RBI has notified an amount of Rs . 300 crore for 
competitive bidders in a Treasury bill auction and received the 
following bids . 


Bidders 


Bid Prices 
( per cent ) 


Bid Amount 
( Rs . Crore ) 


Cumulative 
Bid amount 
- - - - - - - - - - 


98 . 50 
98 . 40 
98 . 35 


90 
150 


60 


230 


98 . 30 


300 


85 


385 


98 . 20 
98 . 00 


30 . 


415 


Let us assume that the cut - off price fixed in the auction is 
Rs . 98 . 30 per cent . Bids upto the cut - off price i. e . A ,B , C & D will be 
accepted . E & F will be rejected . In the case of a " Uniform Price 
auction , each successful bidder will have to pay @ Rs . 98 . 30 
irrespective of bid prices individually quoted . The total amount 
payable will be R8 . 98 , 30 x 300 = Rs . 294 . 90 crore ; whereas in the case 
of Multiple Price Auction , each successful bidder will have to pay the 
bid price he had offered . The total amount payable will be ( 98 . 50 x 
90 ) + ( 98 . 40 x 60 ) + ( 98 . 35 x 80 ) + ( 98 . 30 x 70 ) = Rs . 295 . 18 crora 


LT1 -- Ue 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


ANTXURE II 


The Chief General Manager , 
Public Accounts Department , 
Rogerve Bank of India , 


Dear Sir , 


Tender for Govartment of India - - - - - day @ 
Traanry Bills 


I /We , the undersigned , heraby offer to purchaga - - -- - day @ treasury 
billu ap get out below at the auction to be held by you at your prert 
1108 on - - - - - - 


( 1 ) 


Date of auction 


( 11 ) 


Name of Tendoror + + 


( 441 ) 


Address 


( iv ) 


Telephono No . 


- 


- 


- 


SCL Account No . , PAD , I -- - - - - - ) 00 
( for Treasury Bills ) 


( vi ) 


Currant Account No . at DAD , ( - - - - - - - ) @ @ 


- 


- 


(vii ) 


Nominal value of - - - - day @ Treasury Bills 


RA . 


(viii ) The price at which the bills are proposed to be 
purchased par Rs . one hundred (nominal ) 

# RE . 
( 1x ) Total purchas . price of - - - - day @ Traapury Bill . Ro . 

( upto two decimals ) 
Form in which Treasury Bills are required 
credit to Subsidiary General Ledger Account / Scrip $ 


( x ) 


Undertaking 


on your acceptance of my / our bid , I / we , agree / undertako to immediataly 
collect the latter of acceptance from your office . I /We undertako to 
deposit the requisite amount at Reserva Bank of India , - - - - - - , on the 
day / timo , as indicated tharain / I /We authorise Reserve Bank of India , 
- - - - - - , to debit our Current Account for value equivalent to the offer 
valua of accepted bid . $ 


I /We have read the Government notification no . 

datad 
and hereby undertake to abide by the requirements stated 
therain . 


* llst ) 


Signature , 


* * ( lot ) 


Signatura 1 


Door nations 


Designation : 


( 2nd ) 


Signaturo , 


( 2nd ) 


Signature : 


Danimation : 


Depignation 


Office Stamp of the Biddar / . 


@ Appropriata number to be filled in . 
QQ Kindly mantion the name of the office at which these accounts 

aro maintained . 
+ + If the application is on behalf of a constituent , please indicata 

the name of the constituent . 

Not to be filled in by non - competitive bidders . 
$ Strike out whichever is not applicable . 

Those empowered to operate on the SCL Account with PAD . 

* * Those Authorised to operate on the Current Account with DAD , RBI . 
919 GI198 - 2 (wtore applicable ). 


10 


THE GAZETTE OF INDIA ; EXTRAORDINARY 


[PART I — SEC. 1] 


Annexure III 


FAX / TOEX 


For : 


The Chief General Manager 
Public Accounts Department 
Reserve Bank of India 


Framı 


( Name ) 
( Designation ) , 
( Address ). 


Dear Sir , 


Tender for Government of India 

@ day (Auction ) Treasury Bills 


I /we , the undersided , hereby tender for purchase of 
ury Bills as set out below at the auction to be held on - 


day 


Treas 


( 1) Nominal value of 

Treasury Bil18 


a day 


RS . 


( 11 ) Form in which Treasury Bills are required 

Subsidiary General Ladger Account / Scrip 


Undertaking 
1 . an acceptance of my / our bid , I /we authorise Reserve Bank of 
India , Central Accounts Section , Nagpur , to debit our current account 
for value equivalent to the oftar value of accepted bid . 


2 . On your acceptance of my / our bid . I /we , agree / undertake to imme 
diately collect the latter of acceptance from your office . I /We under 
take to deposit the requisite amount at Reserve Bank of India . - - - - 
- - - , on the day /time , as indicated therein / I /We authoriae Reserve 
Bank of India , - - - - - - , to debit our Current Account for value equival 
ent to the offer value of accepted bid . $ 


dated 


I /We have read the Government notification no . . 

- and hereby undertake to abide by them . 


( 1 ) Signature 

and office stamp of the bidder / 8 


( ii )Designation 


@ indicate the appropriate number 


NOTES 


( 1 ) If the applicant s signature is by thumb mark , it should be 
witnessed by two persons . The full names , occupations and addresses of 
the witnesses should be appended to their signatures . 


( 2 ) If the application is made in the name of a registered body , 
the undernoted documents , if not already registered at the Public Debt 
Office , should be submitted to the Public Debt Office along with the 
investment amount : 


( Yr 1 - 


1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


( 1 ) Certificate of Incorporation /Registration in original or a 

copy thersof certified as true by the issuing authority under 
his office seal . 


( 11 ) Certified copies of Memorandum and Articles of Association of 

the Rules and Regulations /Bye - laws of the campany /body . 


( iii ) Certified copy of resolution in favour of the person / s autho 

rised to deal in Government Securities on behalf of the 
campany / body together with his / their duly attested specimen 
signature ( s ) . 


- 


- 


- 


- 


- 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Publishod by the Controller ofPublications, Delhi- 110054 - 1998 


